निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 477 ) 


3 आषाढ़ 1935 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 24 जून 2013 


ऊर्जा विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

14 जून 2013 
सं0 प्र02 / विद्युत धारा -43 / 2003 - 16 — विद्युत अधिनियम 2003 की धारा - 166 की उप - धारा -4 में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राज्य में विद्युत क्षेत्र में सुचारू, त्वरित एवं समन्वित विकास हेतु समन्वय 
फोरम ( Co - ordination Forum) का गठन करने का निर्णय लिया है । 

2. इस फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नांकित पदाधिकारी होंगे : 
(i) बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष 

अध्यक्ष 
(ii ) बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सभी सदस्य 

सदस्य 
(iii ) अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर ( हो०) कं0लिo 

सदस्य 
( iv ) प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0लि0 

सदस्य 
( v ) प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0लि0 

सदस्य 
( vi) प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0लि0 

सदस्य 
(vii) प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंलि0 

सदस्य 
( viii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जल विद्युत निगम 

सदस्य 
(ix ) अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक एवं सभी निदेशक तेनुघाट विद्युत निगम 

सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 जून 2013 
एन0टी0पी0सी0 / एन०एच०पी०सी० / पावरग्रिड कारपोरेशन लि0 
एवं आर0ई0सी0 के स्थानीय कार्यालय के वरिष्ठतम पदाधिकारी 


सदस्य 


( xi ) 


निदेशक , ब्रेडा, पटना 


सदस्य 


(xii ) 


सदस्य 


प्रबंध निदेशक , बिहार ग्रिड कम्पनी लि0, (संयुक्त उपक्रम 

पी0जी0सी0आई0एल0 एवं बिहार स्टेट पावर ( हो०) कम्पनी लि0 ) - सदस्य 
( xiii ) विद्युत उत्पादन / संचरण / वितरण / उद्योग से जुड़े कम्पनी एवं 
लाईसेंसी के वरिष्ठतम पदाधिकारी 

सदस्य 
3. समन्वय फोरम (Co-ordination Forum) की बैठक बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संचालित की 
जाएगी और अनुसचिवीय व्यवस्था दी जाएगी । फोरम की बैठकों की कार्यवाही आयोग द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध 
करायी जाएगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भु नाथ मिश्र , 
सरकार के अपर सचिव । 


एक 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 477 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


